निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 1 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

4 सितम्बर 2012 
सं 0 22 / निसि ( डि 0 )-14-05 / 2011 / 954 श्री देव राज रजक, कार्यपालक अभियन्ता, डिहरी प्रमण्डल , 
डिहरी को जिला स्तरीय सुखाड़ एवं पेयजल संबंधी समस्याओं के निदान हेतु जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा 
आयोजित समीक्षात्मक बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 
180 दिनांक 29.3.11 के आलोक में कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक 556 दिनांक 12.5.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग 
की गयी । उक्त के आलोक में श्री रजक द्वारा अपने पत्रांक 1073 दिनांक 18.6.11 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को 
समर्पित किया गया । प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति 
जिला पदाधिकारी, रोहतास को भेजते हुए उस पर उनके मंतव्य प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, तत्पश्चात विभागीय 
पत्रांक 920 दिनांक 27.7.11 द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास से मंतव्य की मांग की गयी । 

उक्त के आलोक में पत्रांक 1342 दिनांक 24.3.12 द्वारा जिला पदाधिकारी , रोहतास से प्राप्त प्रतिवेदन की 
सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा आयोजित बैठक में 
सम्मिलित नहीं होने के लिए उन्हें लिखित चेतावनी देने का निर्णय लिया गया । 
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रजक को " चेतावनी संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

मोहन पासवान , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1-571+ 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


